पाणिनीय-शिक्षा 


( विस्तृत शोधपूर्ण हिन्दी व्याख्या ) 


सम्पादक एवं हिन्दी व्याख्याकार 


विद्यासागर डॉ० दामोदर महतो 
एम० ए० (संस्कृत, उर्दू, फारसी), पी-एच० डी०, बेदनैरुक्ताचार्य 
(लब्धस्वर्णपदक, सं० सं० वि० वि०, वाराणसी); रीडर. संस्कृत विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, 
वाराणसी, पुणे, पटना 


प्रधम संस्करण: १९९० 
पृनमुद्रिण: दिल्‍ली, १९९९, २००२ 


&) मोतीलाल बनारसीदास 


मोतीलाल बनारसीदास 
४१ यू०ए० बंगलों रोड, जवाहर नगर, दिल्‍ली ११० ००७ 
< महालक्ष्मी चैम्बर, २२ भुलाभाई देसाई रे ऋक ४०० ०२६ 
२३६ नाइंथ मेन ॥ ब्लाक, जयनगर, बं ६० ०११ 
सनाज प्लाजा, १३०२ बाजीराव रोड, पुणे ४९१ ००२ 


१२० है बन रोड, मैलापुर, चेन्नई ६०० ००४ 
८ स्ट्रीट, कोलकाता ७०० ०१७ 
अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 
चौक, वाराणसी २२१ ००१ 


मूल्य : रू० ३० 


नरेन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, दिल्‍ली ११० ००७ 
द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्रप्रकाश जैन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, 
ए-४५ नारायणा, फेज-१, नई दिल्‍ली ११० ०२८ द्वार मुद्रित 


पूजनीया 


सादर समर्पित । 
--दामोदर 


नज|3.छ 07७9 


त॥॥॥॥ 


058)%-0/९2-8 


भूमिका 


वेदाड़ों में शिक्षा' का महत्त्वपूर्ण स्थान है । श्री मनमोहन घोष ने “शिक्षा' 
का रचना काल प्राय: १००० से ६०० ई० पूर्व माना है | डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने 
शिक्षा ग्रन्थों की रचना ८०० ई० पूर्व से ५०० ई० पूर्व के मध्य मानी है । 
भाषा-वैज्ञानिकों की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य सामान्य ध्वनि-विज्ञान माना जा 
सकता है । शिक्षा ने सभी प्राप्त ध्वनियों का विश्लेषण किया है । 

कुछ लोग 'पाणिनीय शिक्षा' को पाणिनि के अनुज पिज्ुल' की रचना 
मानते हैं । डब्ल्यू० एस० एलेन ने कहा है कि--“वर्तमान पाणिनि शिक्षा न तो 
सबसे प्राचीन है न पाणिनि-रचित । इस ग्रन्थ के उपक्रम में “अथ शिक्षां 
प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा” की उक्ति तथा उपसंहार में “येनाक्षर- 
समाम्नायस!' इस इलोक से पाणिनि की प्रशस्ति गाथा भी यही प्रमाणित कर 
रही है कि यह प्राप्त शिक्षा पाणिनिकृत मूल ग्रन्थ नहीं है/-- ( ॥06 ग्रा०श 
गरफुणात्या। ण धील्या 6 50 स्याट्त एब्लांगां 508 $ 50तलागार$ 
एंब्वांगारठ 8$ 6 ठग छाीएडआह बात जी एजाइथवुपलाएट एएं 54०८ 
४0 8 एटाए €8779 880९. 80 [5 85 8]50 ॥08 धफिपरणा 0 ऐक्षांगां 
8 कांशाए त0प्रणाप[, 7! 

शिक्षा का प्रथम सोपान वर्णशिक्षा है। ऋक्‌-प्रातिशाख्य को भी वर्णशिक्षा 
नाम से पुकारा गया है :-- 

“निन्दन्त्यकृत्स्नेति चर वर्णशिक्षाम्‌ । 
'शिक्षा' का अर्थ सायण ने ऋग्वेदभाष्यभूमिका में किया है-- 


“वर्णस्वराद्युच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा ।” 
अर्थात्‌ जिसमें वर्ण, स्वर आदि उच्चारण प्रकारों का उपदेश हो, उसे 
'शिक्षा' कहते हैं । 
१. “भाषाविज्ञान की भारतीय परम्परा और पाणिनि'--पृ०६४-६५ 


श्ं पाणिनीय-शिक्षा 


डॉ० रामदेव त्रिपाठी ने सुझाया है कि पाणिनि-शिक्षा का सर्वोत्तम संस्करण 
डॉ० मनमोहन घोष का ही माना जाता है। उनके अनुसार मनमोहन घोष ने 
पाणिनि-शिक्षा के छह रूप बताये हैं; 

१. संस्कृत मूल १८ इलोकों वाला, 

२. अग्निपुराणान्तगंत २१ इलोक वाला, 

३, पडिजका भाष्य सहित २३ इलोकवाला, 

४. शिक्षाप्रकाश व्याख्यासहित ३२ इलोकवाला, 

५. यजुःशाखीय २५ इलोकवाला तथा 

६. ऋक्शाखीय ६० इलोकवाला । 

जबकि स्वामी दयानन्द ने “वेदाडभ प्रकाश” भाग १ के रूप में पाणिनीय 
शिक्षा' का एक भिन्‍न ही संस्करण निकाला है-+ 

“वर्णोच्चारणशिक्षा”” यह इलोकबद्ध नहीं, सूत्रबद्ध है। इसमें ८६ सूत्र हैं, 
जिनमें दो-चार इलोक भी हैं । 

शिक्षा शास्त्रों में 'पाणिनीय शिक्षा” ही प्रामाणिकतम तथा प्राचीनतम है, 
शेष बहुत बाद की हैं । “क्रिटिकल स्टडीज' में डॉ० वर्मा ने ६५ शिक्षा ग्रन्धों 
को स्वयं देखने की बात कही है लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं गिनाया। 
पशिक्षासंग्रह' में ३२ शिक्षाग्रंथों का संग्रह है जिनमें २८ के नाम उपलब्ध हैं, 

१. बासिष्ठी--ऋग-यजुष्‌ का विभाग है | कुछ यजुष्‌ २८८३ हैं । 
. कात्यायनी--उदात्तादि स्वरों का विचार । 
. पाराशरी--१६० इलोक हैं, पर वर्ण-विचार नहीं है । 
. माण्डब्य शिक्षा--१३० इलोक हैं । 
. लघ्वमोधानन्दिनी--१७ इलोक हैं । 
. माध्यन्दिन शिक्षा--४० इलोक 
. लघुमाध्यन्दिनी शिक्षा--२८ इलोक; ष का ख तथा य का ज उच्चारण 

किया गया है । 
८. अमरेशी वर्णरत्नप्रदीपषिका--वर्ण विचार. है । स्वर विचार है। सन्धि 
विचार है तथा २२६ एलोक हैं । 


6 .# .ऋ ७० >०७ :९) 


भूमिका धो 


९. केशवी सूत्रात्मिका--९ सूत्र 

१०. केशवकृता पद्मात्मिका-- २१ इलोक 

११. मल्लशयंकृता--६५ इलोक 

१२. स्वरांकुश शिक्षा--२५ इलोक 

१३. षोडशइलोकी रामक्ृष्णविरचिता--१६ इलोकी । 

१४. कात्यायनप्रणीत स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्टशिक्षा --४२ इलोक 

१५. अवसाननिर्णयशिक्षा 

१६. क्रमसन्धान शिक्षा 

१७. गलट्टक शिक्षा--ऋचाओं के लुप्त होने का संकेत । 

१८. मनःस्वार शिक्षा । 

१९. प्रातिशाख्य प्रदीप--स्वर|सन्धि/जटा, घन पाठ । 

२०. यजुविधान शिक्षा--६ अध्याय । 

२१. स्वराष्टक शिक्षा --वर्ग |स्वर|सन्धि|प्रत्याहार सूत्र 

२२. क्रमकारिका शिक्षा--९२ इल्ोक । 

२३. पाणिनीया शिक्षा--६० लोक 

२४. शिक्षाप्रकाश--पा० शि० को ही प्रकाश टीका । 

२५. नारदी शिक्षा--३१ इलोक 

२६. सामवेदीया गौतमी शिक्षा---संयोगों का विचार है । 
इनमें ०२ से ०७ व्यज्जनों तक के संयोग का विचार है । 

२७, सामवेदीया लोमशी । 

२८. अथर्वंवेदीया माण्डकी आदि । 


युधिष्टर मीमांसक ने अपने “संस्क्रृत व्याकरण श्ञास्त्र का इतिहास” में शिक्षा 
ग्रंथों की चर्चा नहीं की है । 
# डब्ल्यू० एस० एलेन ने कहा कि “स्वीट ने भाषाविज्ञान को वहाँ से पकड़ा 


है जहाँ भारतीय भाषाविज्ञानियों ने इसे पहुँचा छोड़ा था ।” ( 6शाल४9, 
छ९ पर3ए $8ए धारा प्लाए $छएल्‍ल (न्वॉ८८5 ०एल' जीलाल पीर वातींबा 


दो पाणिनीय-शिक्षा 


पथ।525. [स३8ए९ णीं (॥056 वा इतर गरब[(ला$ ढश्शा $ए72८३ (७४० 
989९ |ल्वापं फिणा धीधया .....) 


एलेन ने तो यह भी स्वीकारा है कि “प्राचीन भाषाविज्ञानियों को मब्ययुग 
या उन्नीसवीं सदी के लोगों ने उतना नहीं समझा जितना बीसवीं सदी के आचार्यों 
ने ।” उन्होंने यह भी स्वीकारा कि “इन प्राचीन भारतीय भाषावैज्ञानिकों का 
कोई व्याख्याता उन-सा प्रतिभाशाली सूक्ष्मदर्शी नहीं हो सका, एकमात्र अववाद 
उब्बट हैं; जिनकी “ऋक्-प्रातिशाख्य' या “'वाजसनेय-प्रातिशाख्य'” की व्याख्या 
बुद्धिमत्तापूर्ण तथा अनेक ध्वनिविज्ञान सम्बन्धी प्रदनों पर प्रकाश डालने वाली है ।” 


( ॥#6 ०८ 00588 €०टकणा ६० घी हलाटाबा ग्रालती०- 
वाया ण पाल वाताभा 0ण्रागशालााण३ 45 (च्या ७05८ प्राशफाला8- 
प्रणा$ ठग धार 7, ए, बात ५, ए, ए९एट्व! था. शाधा/साट्त बात 
शा।एंफयाग्राह एएएाण्व्णी ६0 8 श्बाप॑ट[५ णी फीणारटए ४0905. ) 


यह भी स्पष्ट है कि भारतवर्ष में व्याकरणलेखकों ने ध्यनिविज्ञान के 
आचार्यों की पुस्तकों से बहुत छाभ उठाया हैं जब कि यह सुविधा यूरोपीयों को 
नहीं मिली । भगवान्‌ पतज्जलि ने स्वयं स्वीकारा है कि-- 

“किसी भी भाषा की घ्वनियों का पर्याप्त अध्ययन हो जाने के बाद हो 
उसके व्याकरण का अध्ययन होता है ।” 


“व्याकरण नामेयमुत्तरा विद्या। योज्सौ छन्दःशास्त्रेष्यभिविनीत 
उपल्ब्ध्याधिगन्तुमुत्सहते ।” यहाँ 'छन्दःशास्त्रेप! का. भर्थ उद्योत ने 
“प्रातिशाल्यशिक्षादिषु” लिया है अर्थात्‌ प्रातिशाख्य-शिक्षा आदि ध्वनिविज्ञान 
पढ़कर ही व्याकरण पढ़ा जाता है । सचमुच शिक्षा वेद की नाक है-- 

--'शिक्षा ल्राणं तु वेदस्य !” और व्याकरण को मुख कहा गया-- 
“मुख व्याकरणं स्मृतम््‌ /” नाक रहित होना ( नाक कटना ) मुहावरा 
सवंविदित है । यदि नाक रूपी शिक्षा कट गयी तो बेद की सारी मर्यादा, सारा 
अथ॑ अनथं में विपरिणत हो जायेगा क्‍योंकि वर्णों का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होने पर 


भूमिका 0२ 


अन्‍्त्रों का पाठ दुरुस्त नहीं कर सकेंगे और वर्ण-दोष या स्वर-दोष होने पर 
वही वाणों वज्य होकर पाठक का सर्वनाश कर देती है-- 
“अन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न॒तमथंमाह । 
स वाग्वजों यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्र: स्वरतोष्पराधात्‌ ॥ 
वर्णा को संख्या 
शिक्षा को वर्णोक्चारण शिक्षा कहा गया है । शिक्षा में ध्वनि का सर्वाधिक 
विस्तृत विश्लेषण किया गया है। संस्क्ृत-प्राकृत आदि में प्रयुक्त कुछ वर्णों की 
संख्या ६३ या ६४ है। 
“त्रिर्षाष्ट: चतु:षष्टिवा वर्णा: शम्भुमते मताः। 
प्राकृते-संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुना ॥”' 
यही मत शंकर का है -- 
“शंकरः शांकरीं प्रादाद्‌ दाक्षीपुत्राय धोमते। 
वाइमयेभ्यः समाहत्य देवीं वाचमिति स्थिति: ॥" 


इससे पता चलता है कि शिक्षा में आदि गुरु शंकर हो हैं जिन्होंने 
अपने चतुर्दश सूत्रों द्वारा पाणिनि को इन ध्वनियों का रहस्य बताया ! फिर 
पाणिनि ने उसके आधार पर यह शिक्षा बनायी और शेष सारी शिक्षाएँ इसके 
आधार पर बनीं । 


६३ या ६४ वर्ण कौन-कौन-से हैं । इसपर आचार्य ने गिनाया है-- स्वराः 
विशतिरेक:” अर्थात्‌ स्वर इक्कोस हैं । 'स्पर्शानां पद्चविशति:' अर्थात्‌ स्पर्श 
वर्ण ( व्यञ्जन ) पच्चीस हैं । 'यादयश्च स्मृता ह्ष्टोट--यादि आठ कहे गये 
हैं । चत्वारश्च यमाः स्मृता:---यम चार कहे गये हैं । 


हु पाणिनोय-शिक्षा 


(१) स्वर २१ हैं-- 
हस्वन्अआ हस्व-इ हस्व-उ हस्व-ऋ 
दीघं-आ . दोघं-ई दीघं-ऊ दोघ॑ं-ऋ 
प्लत-अ 3 प्लुत-इ 3 प्ठुत-उ 3 प्लुन-्ऋ?ः 
३ क॑ रे + ३ *ः शेच्न्श्र 
१२+१ ( हस्व छू )-१३। 
दीघं-ए दीघं-ओ दीघं-ऐ दीघं-ओऔ 
प्लुत-ए. प्लुतनओ. प्लुत-ऐँँ प्लृतनऔर 
२ + २ + २ + २४०८ 
१३+ ०८८२१ 
(२) स्पशं ( व्यञज्जन ) वर्ण २५ हैं -स्पश वर्ण व्यज्जन वर्ण कहलाते 
हैं--/कादयो मावसानाः स्पर्शा: ।/! 
क--ख-ग--धघ--ड, ) 
च-छ--ज--झ--त | 
ट->ठ_>ड-ढ-ण >५»८ ५-- २५ वर्ण 
त--थ >द-ध--न 
प-फ+ब->-भ-नम 
(३) यादि - यणो5न्त:स्था:+ छल उष्माण: अर्थात्‌ य र लू व+शष 
स॒ ह-ऊ०८। 
(४) यम--४ हैं । थम के सम्बन्ध में मतभेद है। ओऔददक्रजि ने प॑जिका- 
भाष्य में कहा है -- 
“अनन्त्याध्त्त्यसंयोगे मध्ये यमों पूव॑गुणः ।” 
“तारदीय शिक्षा” का उद्धरण भी त्रिपाठी जी ने भ्रस्तुत किया है जो 
ओऔदकब्रजि के सदृश हो है -- 
“अनन्त्यश्च भवेत्‌ पूर्वो ह्न्त्यश्व परतो यदि। 
तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत सवर्ण: पृव॑वर्णयो:॥ 


भूमिका दा 


भट्टोजिदी क्षित ने कहा है-- 


“बर्गेष्वाद्यतां चतुर्णा पद्ममे परे मध्ये यमो नाम पूव॑सहशो वर्ण: 
प्रातिशाख्येषु प्रसिद्ध: ।” 


भर्थात्‌ जहाँ पहले स्पर्शों के पाँचों वर्णों में आदि चार वर्णों में से कोई 
एक तथा पीछे कोई पाँचवाँ वर्ण आ जाय वहाँ उन दोनों के संयोग के बीच 
एक पूव॑वर्ती वर्ण के गुण वाला तीसस वर्ण बीच में उच्चरित होता है । 

श्री नारायण मिश्र जी ने कहा है-- 

“प्रत्येक व्यञ्जन वर्ग के प्रथम चार व्यड्जनों में से किसी एक के उत्तर 
यदि व्यञ्जन वर्ग का पञ्चम व्यञ्जन आबवे तो पूर्ववर्ती तथा परवर्ती व्यज्जनों के 
मध्य पूव॑वर्ती व्यज्जन के सदृश एक अधिक अनुनासिक व्यज्जन आ जाता है । 
इसी मध्यगत व्यञ्जन को 'यम' कहते हैँ । यद्यपि इनको संख्या २० ( बीस ) 
है फिर भी सब वर्गों के प्रथम व्यज्जनों को एक तथा द्वितीय आदि को भी 
एक-एक मानकर चार यम' कहे गये हैं । 

उब्बट ने कहा है-क खं ग॑ घ॑ं इत्यादयो यमाः कर्थात्‌ क॑ खं ग॑ घ॑ इत्यादि 
“यम! हैं । ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कहा गया है-- 

“स्पर्शाः यमाननुनासिकाः स्वान्परेषु स्पर्शेष्वनुनासिकेषु।” 

अर्थात्‌ अनुनासिंक स्पर्श अपने यमों को प्राप्त होते हैं यदि बाद में अनुनासिक 
स्पर्श हो । इसे उव्बट ने कहा-- 

“अनुनासिका: स्पर्शा: स्वान्यमान्‌ आपद्यन्ते अनुनासिकेषु स्पक्षषु परेषु” 
अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण अपने-अपने “यम 
हो जाते हैं, यदि बाद में वर्गों के पश्चमम वर्ण हों । अर्थात्‌ अनुनासिक स्पर्श 
वर्ण के बाद में अनुनासिक स्पर्श हो तो उन दोनों के मध्य में अनुनासिक स्पर्श से 
अतिरिक्त एक नासिक्य वर्ण का आगम हो जाता है. जिसे 'यम” कहते हैं; जैसे-- 
“पलिक्नी:” में यम ककार के सदृश है, चख्नथुः में यम खकार के सदृश है । 


५. अनुस्वार--: है । 


सो पाणिनीय-शिक्षा 
६. विसगं--१ है। 
७. जिद्धामूलीय और उपध्मानीय--२ है । 
सक >फ ये दोनों पराश्चित हैं । 
<. दुःस्पृष्ट--१ है । 
९. प्लुत लकार--१ है । 
इस तरह २१+२५+ ८ +४+१+१+२+१+ १८६४ 
जहाँ प्लुत लकार की गिनती नहीं होती है वहाँ वर्णों की कुल संख्या ६३ 
( त्रिषष्टि: ) सिद्ध है । 
स्वामी दयानन्द ने पाणिनि शिक्षा के चार यमों के रूप में ११ ( हृस्व ग्वुं ), 
( दीघ॑ खुं ), ( अनुनासिक चिह्न ) और छ को माना है, लेकिन इसे स्ंथा 
मान्यता नहीं मिल पायी क्‍योंकि 5 में अनुनासिकता का सबंथा अभाव है । 
दुःस्पृष्ट क्या है ? इसके उत्तर में गुरुप्रसाद जी ने--व्ठकार' को प्रस्तुत 
किया है । इसे दुःस्पृष्ट इसलिए कहा गया है कि इसके उच्चारण में कठो रतापूव॑ंक 
जिह्ना और तालु का संघर्ष होता है । कहीं-कहीं ८5” को द्विःस्पृष्ट भी कहा गया 
है क्योंकि ८' के” उच्चारण में जिह्ना के अग्र तथा अन्त में दो बार स्पश का 
अनुभव होता हैं। ऋक॒प्रातिशाख्य में बताया गया है कि दो स्वरों से बीच 
आये डकार का उच्चारण छुकार और ढकार का उच्चारण व्ृहकार होता है । 
दयोश्चास्य स्वरयोमंध्यमेत्य 
संपय्तीे स डकारो छकारः। 
छहकारतामेति स एवं चास्य 
ढकार: सन्‍्तनृष्मणा  संत्रयुक्त: ॥ 
पथा--इक्का सालूहा । 
वर्णों का उज्भूव 
जो वर्ण संख्या में ६३ या ६४ हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ? यह प्रश्न 
बड़ा ही गम्भीर है क्‍योंकि इसकी उत्पत्ति ही गम्भीर स्थानों से गम्भीरता* 


भूमिका दा 


पूर्वक हुई है । भगवान्‌ पाणिनि ने संकेत किया कि आत्मा ( चेतन तत्त्व ) का 
बुद्धि (ज्ञान तत्व ) के साथ सम्पर्क होता है और वह अपने अभीष्ट अथं को 
व्यक्त करने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है, मन कायारिन अर्थात्‌ शारीरिक 
शक्ति को प्रेरित करता है, जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है अर्थात्‌ वही 
कायाग्नि ( जठराग्नि ) मारुत अर्थात्‌ प्राणवायु को प्रेरित करता है । 
“आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थात्‌ मनो युडक्ते विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतस्‌ ॥! 
कायाग्नि से प्रेरित मारुत यानि प्राणवायु फेफड़ों में गतिशील होकर उसी 
मन्द्र स्वर को उत्पन्न करता है, जो प्रात:ः:सवन कम के साधन रूपी मन्त्रों के 
उपयोगी तथा गायत्री नामक छन्द से युक्त है; 
“पम्रारुतस्त्रसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्करसू । 
प्रातःसवनयोगं त॑ छन्‍्दो गायत्रमाश्रितमु ॥/ 
बही प्राणवायु जब उरःप्रदेश में संचरण करता हुआ ऊपर उठता है तब 
कण्ठ-प्रदेश में पहुँचकर मध्यम ध्वनि पैदा करता है, जो मन्द्र से कुछ ऊँची होती 
है तथा तार स्वर से कुछ नीची । इसी ध्वनि से त्रिष्टुभू छन्द के तथा माध्यन्दिन 
सवन ( सोमयाग ) के सभी मन्त्र पढ़े जाते हैं। तत्पश्चात्‌ वह प्राणवायु कण्ठ- 
प्रदेश से ऊपर उठता हुआ शिरोभाग में भ्रमण करता हुआ तार स्वर उत्पन्न 
करता है । इसी स्वर से सन्ध्याकालीन सोमयाग के सभी मन्त्र जगती छन्द में 
पढ़े जाते हैं । अब च्‌ंकि यह प्राणवायु शिरः प्रदेश से ऊपर जा नहीं सकता है 
क्योंकि ऊपर जाने के लिए कोई मार्ग ( रन्ध्र ) रहा ही नहीं । इसीलिए यह 
मूर्धा से टकराकर लछौटकर मुखविवर से बाहर आता हैं। मुखविवर में ही 
विभिन्न प्रक्रियाओं के योग से यह प्राणवायु वर्णों के रूप में परिणत होता है । 
“क्ण्ठे माध्यन्दिनयुगं माध्यमं॑ त्रष्टुभानुगस्‌ । 
तारं॑ तातीयँसवनं शीष॑ण्यं जागतानुगम्‌ ॥॥ 


हांए पाणिनीय-शिक्षा 


सोदीर्णो मूृध्न्यंभिहतोी वक्त्रमापथ्य मारुतः। 
वर्णानु जनयते तेषां विभाग: पनच्चधा मतः ॥ 


वर्णों की उत्पत्ति की प्रक्रियाएँ वक्ता के भीतर इतनी क्षिप्रतर गति से होती 

हैं कि वक्ता को पता ही नहीं चलता तब भला श्रोता को इसका पता क्‍या 
चलेगा ? जिस प्रकार शतदल को सुई बेधती है और दशक को ऐसा प्रतीत होता 
है कि सारे दक एक साथ ही विंघ गये, पृथग्रपेण दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार 
न तो वक्ता को और न श्रोता को ही वर्णों के उत्पन्न होने की एक-एक प्रक्रिया 
का पता चलता हैं बल्कि प्रतीत तो ऐसा होता है कि दर्ण एकबारगी ही उच्चरित 
हो गये । जबकि वर्णों के उच्चारण में “उत्पलपत्रशतभेदन्याय” से पौर्वापयं 
तो रहता ही है । उत्पत्ति की सारी प्रक्रियाओं से बुद्धि क्रशः विकसित होती 
हुई वाणी में परिणत होती है, जैसा कि भतृंहरि ने वाक्यपदीय में कहा है--- 

--“अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितमु । 

व्यक्तये स्वस्थ रूपस्य शब्दत्वेव विवतंते ॥ १/११३॥ 


डॉ० रामदेव त्रिपाठी की मान्यता है कि “परा वाणी मूलचक्र में, पश्यन्ती 
चाभि में तथा मध्यमा हृदय में और वेखरी कण्ठदेश में रहती है । यहाँ मूलचक्र 
से हृदयप्रदेश तक के स्थान की चर्चा नहीं है, पर इनमें होने वाले आत्मा, बुद्धि 
और मन के व्यापार का वर्णन कर इन्हीं का संकेत किया है । तत्पश्चात्‌ मध्यमा 
से बैखरी वाणी को अभिव्यक्ति का यहाँ विश्वदतर वर्णन है वायु उरस्‌ से 
कण्ठ, कण्ठ से शिरस्‌ और शिरस्‌ से मुखविवर में आती है यहाँ आकर वह 
वायु वर्णाकार में परिणत हो जाती हैँ इस प्रकार, वर्णात्मक ध्वनि की अभिव्यक्तित 
में सहायक मूलचक्र, नाभि, हृदय, कण्ठ, शिरस्‌ तथा मुखविवर इतने स्थान 
हैं, इनमें वाणो क्रमशः सूक्ष्म से स्युलतर होतो जातो है! ।* 





१. “भाषा विज्ञान की भारतीय परम्परा और पाणिनि/--पुृ० ७७, 


भूमिका १५ 


बर्णों का विभाग 
पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या ६३ या ६४ है । उन वर्णों को पाँच 
भागों में विभकत किया जा सकता है-- 
--“वर्णानु जनयते तेषां विभाग: पद्नमधा मतः।” 
इन पाँच विभागों के लिए भगवान्‌ पाणिनि ने कहा है-- 
--स्वरतः कालतः स्थानात्‌ प्रयत्नानुप्रदानतः ।” अर्थात्‌ ( १ ) स्वर 
(२ ) काल ( ३ ) स्थान ( ४ ) प्रयत्न तथा ( ५ ) अनुप्रदान । 
१. स्वर- स्वर तीन हैं--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । 
“उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ।” 
उदात्त उच्च स्वर को कहते हैं --उच्चेरुद्ात्तः । 
अनुदात्त निम्न स्वर को कहते हँ--नीचेरनुदात्त: तथा सम स्वर को स्वरित 
कहते हैं समाहारः स्वरितः । 
इसके अतिरिक्त एक सांगीतिक स्वर हैं जो सात हँ>पड्ज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पश्चमम, घेठत और निषाद । 
ये सप्त स्वर उत्तरोत्तर तारतर हैं । भगवान्‌ पाणिनि ने कहा है कि उदात्त 
से निषाद और गान्धार विकसित हुए, अनुदात्त से ऋषभ और घेवत तथा स्वरित 
से षड्ज, मध्यम और पश्चम विकसित माने जाते हँ-- 
--“उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधेत्रतो। 
स्वरितप्रभा होते. षड्जमध्यमपम्नमाः ॥ 
२. काल--काल की दृष्टि से स्वर तोन प्रकार के हैं-- 
हृस्व, दीघं तथा प्लुत । 
--“हस्वो दीघं: प्लुत इति काछतों नियमाद्चि।” 
एकमात्रिक हस्व, द्विमात्रिक दीघं तथा त्रिमात्रिक प्लुत स्वर हैँं-- 


श््शं पाणिनीय-शिक्षा 


--एकमात्रो भरवेद्भ्रस्वों द्विमात्रों दीं उच्यते। 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेगो व्यक्षनं चार्धमात्रकम्‌ ॥ 

३. स्थान--वर्णों के ८ स्थान होते हैं, जिन स्थानों से वर्ण उच्चारित 
होते हैं; जैसे--( १ ) उरस्‌ (२) कणष्ठ (३) शिरस्‌ (मूर्घा ), (४) 
लजिद्वामूल (५ ) दन्‍्त ( ६ ) नासिका (७ ) ओछ् तथा ( ८ ) तालु । 

अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठ: शिरस्तथा । 
जिद्दामूलं च॒ दन्‍्ताश्च नासिकोष्ठटो च॒ तालु. च ॥ 

हकार परिस्थिति विशेष में उरस्य अथवा कण्ठ्य होता है; जैसे--पश्चम 
वर्णों अथवा अन्तःस्थ वर्णों के साथ संयुक्त रहने पर यह उरस्य होता है; जैंसे-- 
अपराह्न, बाह्य, ह्लादिनी, आह्वाद आदि उदाहरणों में यह उरस्य है । 

लेकिन हरि, हर आदि स्थितियों में हकार कण्ठ्य है। क्योंकि भगवान्‌ 
पाणिनि ने तो-- 

“अकुहविसजंनीयानां कण्ठ:” के अनुसार अकार, कवर्ग, हकार, विसर्ग को 
कण्ठय कहा है; 

हकारं पद्नमर्युक्तमन्त स्थाभिश्वसंयुतम्‌ । 
उरस्यं त॑ विजानीयात कण्व्यमाहुरसंयुतम्‌ ॥” 

कण्टस्थान के बाद भगवान्‌ पाणिनि ने तालु-स्थान से उच्चरित वर्णो की 
ओर संकेत किया है, जो तालव्य कहलाता है-- 

“कण्व्बावहाविचुयश: तालब्या:”” अर्थात्‌ इचुयशः अर्थात्‌ इ, चवर्ग, य 
तथा शकार तालु से. उच्चारित होता है--इचुयशानां तालु ! इसी तरह 
“ओछ्ठजाव॒पु” अर्थात्‌ ओछ्ठजौ-उपू अर्थात्‌ उकार तथा पवर्ग का उच्चारण-स्थान 
ओछ है--उपूपध्मानीयामोध्धो ।”” 

ओषछ्ठ के बाद मूर्धन्‌ ( मूर्धा ) से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं--ऋ, टवर्ग॑, 
र तथा ष-- स्युम्मधंन्या ऋटुरषा ;” अर्थात्‌ “ऋतुरषाणां मूर्घा ।”” तत्पश्चात्‌ 


भूमिका च्त्सां 


“दन्ता: लतुलसानां स्मृता:।” कहा गया है--छ, तवर्ग, ल तथा सकार 
दन्‍्त से उच्चारित होने के कारण “दन्त्य/ कहलाते हैं--'लतुलसानां दन्ता: ।” 


भगवान्‌ पाणिनि की मान्यता है कि कवर्ग का उच्चारण-स्थान कण्ठ है, 

लेकिन जिह्नामूल के कण्ठसमीपी होने के कारण कवर्ग का उच्चारण-स्थान 
जि्वामूल भी है। कौमुदीकार ><क ><ख ><ग को ही जिह्वामूलीय मानते 
हैं। वकार का उच्चारण स्थान दन्‍त और ओछष्ट दोनों हैं । ए-ऐ का उच्चारण- 
स्थान कण्ठ-तालु तथा ओ-न्‍ओ का उच्चारण स्थान कण्ठ-ओछष्ठ दोनों माना 
गया है-- 

“जिद्वामूले तु कु: प्रोक्तो दन्त्योष्ठय्यो वः स्मृतों बुधेः। 

ए ऐ तु कण्ठतालव्यां ओ औ कण्ठोष्ठजो स्मृतो ॥” 


अनुस्वार तथा यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है-- 
“अनुस्वारयमानां च नासिकास्थानमुच्यते ।” 

लेकिन अयोगवाह अपने आश्रय के स्थान वाले होते हैं-- 
“अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिन: ।” 


पाणिनि ने प्रयत्न की दृष्टि से भी बाह्य प्रयत्न तथा आभ्यन्तर प्रयत्न पर 
विशद रूप से स्पष्ट प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, इनका 'यम', रज्भ, कम्प 
भी कम अद्भुत नहीं, जिनकी व्याख्या यथास्थान हुई है । 

पाणिनि मुख्य रूप से ध्वनिशास्त्री हैं, इसीलिए उन्होंने वर्णों के सम्यक्‌ 
उच्चारण पर बल दिया हैं। क्‍योंकि “सब” के स्थान में शव, श्‌र/सूर/सुर/ 
सूर, दिन/दीन, कूछ|कुल में स्वर, वर्ण-भेद से अथंभेद हो जाता है, इसीलिए 
हमें स्र/श्व के भेद को स्पष्ट स्वर तथा वर्ण के उच्चारण से दिखाना चाहिये 
अन्यथा वही वर्ण-दोष, स्वर-दोष वज् होकर हमारा नाश कर देता है। इसीलिए 
हमें वर्णों का उच्चारण ऐसे करना चाहिये कि हम दोषमुक्त रह सकें। हमें 
दूषित-प्रयोग से होने वाली हानि का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी 


ज्शां पाणिनीय-शिक्षा 


भगवान्‌ पाणिनि ने इस शिक्षा में विविधोपाय सुझाये हैं । वर्णों का उच्चारण 
कैसे करें, इसपर दृष्टान्त द्वारा बतलाया है कि जिस प्रकार बाधिन पुत्रों को 
गिरने और छेद के भय से डरी हुई दाढ़ों से ले जाती है और पीड़ित नहीं 
करती, उसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करना चाहिये--- 
“ब्याप्नी यथा हरेत्‌ पुन्रानु दंष्टाभ्यां न च पीडयेत्‌ । 
भीता पतनभेदाभ्यां तद्गदू वर्णात्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥” 
वर्णों का उच्चारण अव्यक्त और पीडित नहीं करना चाहिये । वर्णों का 
सम्यक्‌ उच्चारयिता ब्रह्मलोक में पूजित होता है-- 
“एवं वर्णा: प्रयोक्तव्याः नाव्यक्ता न च पीडिता: । 
सम्यम्बर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ॥!” 
गुनगुनाते हुए पढ़ने वाला, क्षिप्रतर गति से पढ़ने वाला, सिर हिला-हिलाकर 
पढ़ने वाला, ठीक जैसा पुस्तक में लिखा हुआ है, वैसा ही बिना उपयुक्त आरोह- 
अवरोह के पढ़ने वाला, बिना अथं समझे ही पढ़ने वाला तथा फंसे गले से पढ़ने 
वाला--ऐसे पाठक अधम माने जाते हैं; 
“गीती शीघ्री शिरःकम्पी यथालिखितपाठकः। 
अनर्थज्ञोौडल्पकण्ठश्च षडेते. पाठकाधमा: ॥” 
पाठक के पाठ में मधुरता, सुस्पष्टता, पदच्छेदता, सुस्वरता, धीरजता ६ 
लयसमथंता आवश्यक है; 
“म्राधुय॑मक्षरव्यक्ति: पदस्देदस्तु सुस्वरः। 
धैयं॑ लयसमथ॑ च षडेते पाठके गशुणा:॥” 
भगवान्‌ पाणिनि ने तो उच्चारणकर्ता के लिए निम्नलिखित दोषों को परिहाये 
माना है । 


सन्दिग्धता, भययुक्तता, उच्चध्वनियुक्तता, अस्पष्टता, अनुनासिकता, कर्कशता, 
मूर्घायुक्तता, अस्वाभाविकता, मन्दस्वरता, दन्तपीडितता, झीघ्रता, ।नेरस्तता, 


भूमिका डर 


विलम्बितता, हकलाहट, प्रगीत, पीडित, पदाक्षर को ग्रस्त करके, अनुत्साहित 
होकर तथा नाक से वर्णोच्चारण का निषेध किया गया है ।' 


भगवान्‌ पाणिनि ने मनुष्य की ध्वनियों का तो विश्लेषण किया ही, पक्षियों 
की ध्वनियों का भी सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है-- 


“चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं चेव वायसः। 
शिखी रौति त्रिमात्रन्तु नकुलस्त्वधमात्रकम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ चाष ( नीलकण्ठ ) की घ्वनि एकमात्रिक, कौवे की द्विमात्रिक, मयूर 
की त्रिमात्रिक तथा नकुल की अधंमात्रिक होती है । 

संस्कृत के ध्वनि-विज्ञान से ही पश्चिम के भाषाव॑ज्ञानिकों ने अपने यहाँ 
ध्वनिविज्ञान के बहुत-से पारिभाषिक शब्द तथा विभाग-निर्धारण लिये हैं । 
डब्ल्यू० एस० एलेन ने कहा है -- 

( 0फ ज़ागणालाट 280०2०००४ क्ात दा) 0/089 0०छ९ ग्राण/6 
चाक्या। 4$ एश]4895 तृशाशात्वा।ए 7९8॥5९0 ६० धा6 ॥/प्शा०८ 0 $8॥8076 
एाणालांए॑ंधा$, )--* 

ब्लुमफील्ड ने “,808092८” में कहा है-- 

कक 0 शा2०82० ण 6 985४ ॥8ए6 6 8 720000 (07रए8- 
छ6 ६0 एड्ागा।/5 #€९06 0 भ्रांड ग्राजीाल  ६जगा३प९ ॥07 5 ३7 ॥0:2९7ए 
पा 89 [88 7426 590० ६० 087 जञां।!! 06 50 077०५ 70007060, 
( ?०४०-270 ) 

>पाणिनीय शिक्षा” की यह हिन्दी-व्याख्या एम० ए० भाषा विज्ञान के 
अनुसन्धित्सुओं की मैक समस्याओं का समाधान है । सचमुच पाणिनीय शिक्षा 
ध्वनि विज्ञान की मुकम्मल और प्राचीनतम पुस्तक है। सर्वप्रथम मैं उन लेखकों 
का शुक्रगुजार हूँ जिनकी पुस्तकों से. मुझे अपार सहायता मिली है; खासकर मैं 
डॉ० रामदेव त्रिपाठी के प्रति नतमस्तक हूँ जिनकी पुस्तक “भाषाविज्ञान की 


१. पाणिनीय शिक्षा-३४-३५. 
२, शाणाला?05 जा हैशटंसां प्रात8-?, 3. 


%0८ पाणिनीय-शिक्षा 


भारतीय परम्परा और पाणिनि” से उपकृत हुआ हूँ और पदे-पदे पुस्तक रूप में 
डॉ० त्रिपाठी को सामने रखकर निर्देशित भी होता रहा हैं । मैं ऋणी हूँ डॉ० , 
ब्रह्मचारी सुरेन्द्र कुमार ( आचाय॑ एवम्‌ अध्यक्ष, बिहार विश्वविद्यालय ) तथा 
डॉ० अयोध्या प्रसाद सिंह ( आचार्य एवम्‌ अध्यक्ष, राँची विध्वविद्यालय ) का, 
जिन्होंने हमें इसके लेखन में समय-समय पर उकेरा और उत्प्रेरित किया । मैं 
गुरुकल्प वेदमृति डॉ० वीरेन्द्रकुमार वर्मा ( आचाय॑ एवम्‌ अध्यक्ष, बी० एच० यू० 
वाराणसी ) के प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अतुल स्नेह से 
मेरे उत्साह एवं ज्ञान को सींचा। मैं डॉ० कलानाथ झा का भी क्रणी हूँ 
जिन्होंने मुझे पाणिनीय शिक्षा' के अध्यापन का सुअवसर प्रदान किया | प्रस्तुत 
पस्तक को कामिल करने में मैं जिनसे विशेषरूप से प्रेरणा पाता रहा उन 
अग्रजदेव डाँ० रामदेव प्रसाद, पटना विश्वविद्यालय के प्रति हादिक आभार ज्ञापित 
करता हूँ तथा प्रियतर शिष्य 'दशद्धुर' भी घन्यवार्दाह है, जिसने इसके लेखन 
के लिए आग्रह ही नहीं किया बल्कि सुन्दर अक्षरों में इसकी पाण्डुलिपि भी 
तैयार की । अन्ततः प्रियसखी अनिता सागर ( फारसी ऑनर्स ) को भी हादिक 
घन्यवाद देता हूँ जिसने इसके लेखन में मुझे सारी सुविधाएँ प्रदान की और मेरी 
हौसला अफ़जाई की । 

एक बार मैं पुनः मोतीलाल बनारसीदास पटना के व्यवस्थापक श्री कमला 
वाबू के प्रति हादिक आभार व्यक्त करवा अपना पुनीत कर्तव्य समझता हैँ जिन्होंने 
मुझे पुस्तकें लिखने की ओर सतत प्रयत्नशील रखा । 

पता नहीं, इस 'शिक्षा' की व्याख्या का स्वाद मेरे विद्वान्‌ पाठकों को कंसा 
लगा ? तथ्यों में मिठास महसूसना--यह उनका बड़प्पन है तथा ज्ञान की 
अल्पता मेरी कमज़ोरी | मैं अमूल्य सुझावों द्वारा कृतार्थ करने वाले विद्वान्‌ 
पाठकों का सदा ही ऋणी रहूँगा । 

“भगवतः पाणिनेराचार्यंस्य सिद्धम् ।/! 

“सागर --दामोदर महतो 
न्यू पी० जी० प्रोफेसर कॉलोनी विजयादशर्मी ( २०४६ ) 
पटेऊ नगर, भागलपुर-७ १० अक्टूबर १९८९ 


॥ 55 ॥ 


पाणिनीय-शिक्षा 


अथ शिक्षां प्रवक्षामि पाणिनीयं मतं-यथा ! 
शास्त्रानुयुव्यं तद्विद्याद्यथोक्‍्त॑ लोकवेदयो; ॥ १ ॥ 


अन्वय--अथ पाणिवीयं मतं यथा शिक्षां प्रवक्ष्यामि । तत्‌ शास्त्रानु- 
पृथ्य॑ छोकवेदयो: यथोक्त विद्यात्‌ । 

दाब्दायं-अथ 5 इसके बाद ( अब ), पाणिनीयम्‌ > पाणिनि प्रोक्त, 
शिक्षाम्‌ -- शिक्षा को ( शिक्षा नामक वेदांग को ), प्रवक्ष्यामि  प्रकृष्ट रूप से 
कहूँगीा, यथा > जैसे, मतम्‌ >मत को, विचार को, तत्‌ + विद्यात्‌ + यथा + 
उक्त८, तत्‌ रूउस मत को, विद्यात्‌ >जानें, यथोक्तम्‌ > जैसा कहा गया है, 
शास्त्रानुपूज्यंमू 5 ( शास्त्र + आनुपूव्य॑म्‌ ), शास्त्रोपदेष्टाओं ( शास्त्र प्रवर्तक गुरु 
परम्परा ) से प्राप्त, छोकवेदयो: < लोक और वेद में ( सप्तमी द्विवचन )। 

हिन्दी--अर मैं पाणिनिप्रोक्त मतों के जैसा शिक्षा” ( नामक वेदांग ) 
को प्रकृष्ट रूप से कहूँगा । उस (६ पाणिनीय मत ) को शास्त्रोपदेष्ट्परम्परा से 
प्राप्त छोक और वेद में जैसा कहां गया है, वैसा जानें । 

व्यास्या--यहाँ 'अथ' का अर्थ रुद्रप्रसाद अवस्थी ने “आनन्तर्य' किया है । 
ऐसा इसलिए कि प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रारब्धि शिष्य-जिज्ञासा के शमनार्थ गुरु ने 
की होगी । अतएव शिष्य के द्वारा पूछे गये पश्रइनों के उत्तर में गुरु ने पाणिनि 
सम्मत शिक्षा का प्रवचन किया है । ऐसे “अथ' शब्द मड्भलार्थ भी प्रयुक्त होता 
है । शाडू रभाष्य में कहा गया है-- 


“अर्थान्तरप्रयुक्त एव ह्मथशब्दः श्रुत्या मज्भूलप्रयोजनो भवतीति ।” 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


पाणिनीय-शिक्षा ५ 


व्याक्या--व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा माने जाते हैं, जिन्होंने 
बृहस्पति को शब्दोपदेश किया था।” व्याकरण शास्त्र में दो सम्प्रदायं--ऐन्द्र 
तथा माहेश्वर प्रसिद्ध हैं। कातन्त्र व्याकरण ऐन्द्र सम्प्रदाय का और पाणिनीय 
व्याकरण शव ( माहेझ्वर ) सम्प्रदाय का माना जाता है ।* इसी शव सम्प्रदाय में 
मान्यता प्राप्त ६३ या ६४ वर्ण हैं, जिसे ब्रह्मा ने भी स्वीकार किया है । आचार्य 
मीमांसक प्राकृत तथा संस्क्रत दोनों को अलग-अलग भाषा मानते हैं और 
संस्कृत को मूल तथा प्राकृत को उससे परवर्ती विकृत भाषा स्वीकारते हैं । 
हेमचन्द्र ने भी स्वीकार किया है--प्रकृतिः संस्क्रृतम्‌; तत्र मबं, तत आगतं वा 
प्राकृतम्‌ ।* दूसरा मत है कि प्राकृत का हो संस्कार कर संस्कृत का निर्माण 
हुआ | इसकी पुष्टि स्वयं संस्कृत शब्द से होती है। जिसका संस्कार हुआ हो, 
वह संस्कृत । इस मत के समर्थंक कहते हैं--“प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्‌” 
अर्थात्‌ जो स्वभाव-सिद्ध हो, वह प्राकृत है ।* 

कुछ लोग कहते हैं कि दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र रूपे में विकास हुआ। 

संस्कृत के समानान्तर जो जनभाषाएं थीं, उन्हीं का विकसित खूप प्राकृतें हैं ।* 

पं० अवस्थी ने संस्कृत को ही मातृभाषा स्त्रीकार किया है, जो पुराकालछ में 
व्यापक रूप से फैली थी। प्राकृत आदि भाषाएँ संस्कृत से ही उत्पन्न हैं, ऐसा 
स्वीकार किया है* ॥ ३ ॥ 


स्वरा विशतिरेक्तश्न स्पर्शानां पश्चविशतिः । 
यादयश्र स्मृता ह्यष्टो चत्वारतच यमाः स्मृता: ॥ ७ ॥। 
अनुस्वारो विसर्ग श्र :-:क ><पौ चापषि पराश्चितो । 
दुःस्पृशश्रेति विज्ञेयों लुकारः प्लत एव च॥५॥ 
१. व्याकरण शास्त्र का इतिहास-पु० २७। ५. बही-पु० १२८ । 
२. वही-पृ० २९ । हे ६. पाणिनीय शिक्षा-पु० ३। 


३. वही-पृ० १३॥ 
४. भाषा विज्ञान की भूमिका-पु० १२८। 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


वार्णिनीय-शिक्षा रू 


अर्यातु स्वर॒अ' के बाद “” चिह्न अनुस्वार कहलाता है जो हमेशा 
स्वर के अनन्तर होता है । 

विसगं--विसृज्यते वाक्यम्र अनेन इति विस: । 

अर्थात्‌ जिसके द्वारा वाक्य की विशेष रूप से सर्जना की जाती है उसे विसमं 
कहते हैं अथवा जो श, ष, स आदि आदेश रूपों से विविधता को सर्जना करता हैं 
उसे विसग॑ कहते हैं; जैसे--अः । यहाँ स्वर अ' के बाद बगल में स्थित बिन्दु 
द्रय ( : ) को विस कहते हैं । 

जिद्वामुलीय--77 क 7“ख इति कखाभ्यां प्रागधंविस्र्गसहशो जिद्दा- 
मूलीय: । 

अर्थात्‌ कार और खकार से पूर्व अध॑विसगंसदृश ध्वनि जिह्नामूलीय 
कहलाती है । 

उपष्मानीय-->प>*फ इति पफाभ्यां प्रागध॑विसर्गसहश उपध्मानीयः 

अर्थात्‌ पकार और फकार से पूर्व अधंविसगंसदृश ध्वनि उपध्मानीय 
कहलाती है । अर्थात्‌ जिह्वामूलीय और उपध्मानीय आधे विसर्ग के सदृश 
होते हैं ।' 

बुःस्पृष्ट--दो स्वरों क्रे बीच आये डकार का उच्चारण व्कार और ढकार 
का छ्हूहकार होता हैं । इसे ही ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कहा गया है--- 

द्योश्चास्य स्वरयोम॑ध्यमेत्य संपद्यते स डकारो छकारः। 
छहकारतामेति स एवं चास्य ढकारः सन्नुष्मणा संप्रयुक्तः ॥ १५२ 
यथा--इष्ठा, साव्ठहा । 
“अग्निमीछे पुरोहितस्‌” ( अग्निसूक्त १-१-१ ) 
मरुख्धिरुग्रः पुतनासु साहूहा” ( ऋ. १-५६-२३ ) 
उपर्युक्त व्ठकार और व्ृहकार ही दुःस्पृष्ट कहलाते हैं ॥ ४-५ ।॥ 





१. लघुसिद्वान्त कौमुदी-पुृ० १०. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


पाणिनीय-शिक्षा रैरे 


भग्नि' और वर्ण दवेत' हैं । गायत्री शब्द से 'तस्पेदम्‌' ( अष्टा० ४-३-१२० ) 
सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर गायत्रम्‌' बनता है । 

“सवन' का अथं होता है--यज्ञ, स्नान। प्रातःसवनम्‌' का अर्थ वामल 
शिवराम आप्टे ने सोमयाग द्वारा प्रातःठालीन तपंण” किया हैं। मोनियर 
विलियम्स ने भी इसका अथ--7408॥॥ ० $072' कहा है । 

मारुतः--मरुति भवः इस अर्थ में मरुत्‌ शब्द से “अण्‌” प्रत्यय होकर 
'मारुतः' बना जिसका अर्थ वायु है । 

इस तरह उरः स्थानीय मन्द्रस्वर--गायत्र 

कण्ठ स्थानीय मध्यम स्वर--श्रैष्टुभ्‌ 

शिरस्‌ स्थानीय तार स्वर-जागत कहलाये, जो नारदीय शिक्षा से भी 
स्पष्ट है ॥ ७ ॥। 

कण्ठे साध्यन्दिनयुगं सध्यमं अ्ेष्टुभानुगस्‌ । 
तारं तार्तायसवरन शीर्षष्यं॑ जागतानुगम्‌ ॥ ८ ॥॥ 
अन्वय- कण्टे त्रेष्टुभानुगं माध्यन्दिनयुगं मध्यमं, शीष॑ण्यं जागतानुगं 
तार्तीयसवरन तारसू । 

शब्दा्थ --कण्ठे > कण्ठ प्रदेश में, माध्यन्दिनयुगम्‌ > माध्यन्दिन सवन कम 
साधनमन्त्रोपयोगी, मध्यमम्‌ ल्‍ मध्यम ( न मन्द्र और न तार ), त्रैष्टुभानुगस्‌ रू 
श्रिष्टुम छन्द में रचा गया मन्त्र, तारम्‌ 5 उच्चैस्तर स्वर, तार्तीयसवनम्‌ € तृतीय 
सवन अर्थात्‌ सनध्या सवन कर्म साधन मन्‍्त्रपयोगी, शीर्षण्यमू--शिरः प्रदेश में 
संचरित वायु, जागतानुगम्‌ 5 जगती छन्‍्द में रचा गया मन्त्र । 

यहाँ पूर्व इलोक सूत्र से 'मारुत:” 'जनयति स्वरम्‌” आदि पदों की अनुवत्ति 
करने से अथं स्पष्ट हो जाता है । 

हिन्दी-- प्राणवायु ( मारुत ) कष्ठ प्रदेश में संचरण करता हुआ त्रिष्टुभ 
छन्दों में रचित माध्यन्दिन सवन कर्म के साघनभूत मनन्‍्त्रों के उपयोगी मध्यस 
स्वर को उत्पन्न करता है जो शिरः प्रदेश में पहुंचकर गतिशील होता हुआ तार 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


न 


00॥9५8 शा 88080 8 0808 85 ॥8/8॥0।8 0 शं३श्ाव ण 98090 ५०0 ४०७४9 | 0 ॥॥5 
000९. 


७६ पाणिनीय-शिक्षा 


२१. छोमश शिक्षा 

२२. बाक्यपदोय 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी । 

२३. घंदिक स्वरबोध 
ब्रजबिहारी चौबे, प्रकाशक--वैदिक साहित्य सदन, बहादु रपुर चौक 
होशियारपुर ( पज्जाब ), प्रथम संस्करण-१९७२। 


२४. संस्कृत-हिन्दो-कोश 
वामन शिवराम आप्टे, मोतीलाल बनारसीदास, पटना ( १९६९ )। 


२४, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास 
आचाय॑ श्री युधिष्ठेर मोमांसक ( अनु०--रामनाथ त्रिपाठी शास्त्री ) 
प्रकाशक--चौखम्बा ओर्यण्टालिया, गोकुल भवन, के० ३७|१०९, 
गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी-१ ( १९८२ )ी। 
२६. स्वरवंदिक प्रश्नोत्तरो 
श्री विश्वेश्वुर झा, प्रकाशक--जयकृष्णदास-ह रिदास 
सीरिज ऑफिस, विद्याविलास प्रेस, बनारस, सं० २०० ९, द्वि 
२७, हिन्दी ऋग्वेद भाष्य भूमिका 


जगन्नाथ पाठक, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, १९६८ । 


गुप्त, चौखम्बा संस्कृत 
०सं० १९५२ । 


